निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 365 ) 


5 श्रावण 1934 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 27 जुलाई 2012 


गृह ( कारा ) विभाग 


- - - 


अधिसूचना 

17 जुलाई 2012 
सं0 के0 / कारा / न्याय - 111 / 08 - 3208 — श्री मनोज कुमार चौधरी, अधीक्षक को विभागीय अधिसूचना 
सं0 2650, दिनांक 19.06.2012 द्वारा निलंबन से मुक्ति के पश्चात् अधीक्षक , उप कारा , बगहा के पद पर अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 

काराधीक्षक , श्री चौधरी को निदेश दिया जाता है कि वे बिना पारगमन अवधि का उपभोग किए उप कारा, 
बगहा में योगदान कर प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लक्ष्मी प्रसाद चौहान , 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्र०) | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 365-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


